Haryana Gouernment Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 92-2024/Ext. | CHANDIGARH, MONDAY, JUNE 24, 2024 (ASADHA 3, 1946 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 
अधिसूचना 


दिनांक 24 जून, 2024 

संख्या 4/25/2024-2C1— चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टी हो गई है कि नीचे दिए गए विनिर्देशों के वर्णित 
भूमि सरकार द्वारा, सार्वजनिक खर्च पर सार्वजनिक उद्देश्य अर्थात्‌ सहारनपुर-कुरुक्षेत्र रोड के साथ चांदपुर में जल निकासी 
प्रणाली जगाधरी और यमुनानगर के लिए बरसाती पानी की निकासी के लिए जल निकासी लाइन बिछाने हेतू अपेक्षित है। 
इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि sar उद्देश्य के लिए अधिग्रहण की जानी है। 

यह अधिसूचना हरियाणा भूमिगत पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 2008 की 
धारा 3 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत उन सभी की जानकारी के लिए जारी की जाती है जिनका इनसे संबंध है। 

उपरोक्त धारा हरियाणा भूमिगत पाइपलाइन अधिनियम, 2008 (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अर्जन) की धारा 3 
की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे अधिकारियों को 
उनको सेवकों तथा कर्मचारियों सहित उक्त प्ररिक्षेत्र में इस भूमि पर प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने तथा इस धारा में अपेक्षित या 
अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं। 

कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उपरोक्त क्षेत्र में उपरोक्त भूमि पर पाइपलाइन बिछाने के अधिकार के संबंध में कोई आक्षेय 
हो, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से genre दिनों के भीतर अपने आक्षेय लिखित रूप में भूमि अर्जन की 
धारा (3) की उप-धारा (4) के अधीन हरियाणा भूमिगत पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अर्जन) जिला राजस्व 
अधिकारी यमुनानगर एवं सक्षम अधिकारी के समक्ष दायर कर सकता है। 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस 
पर किया जा सकता है। 


(1974) 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 24, 2024 (ASAR. 3, 1946 SAKA) 1975 
विशिष्टियां 
1. गांव: चांदपुर 
2. तहसील : जगाधरी 
3. जिला : यमुनानगर 
4. हदबस्त नं0 : 419 
5. काल क्षेत्र: 944.40 वर्ग गज। 
a] मालिक का नाम मुस्तकिल नं0/ भूमि का क्षेत्रफल 
किला =o 
1. कृष्ण लाल पुत्र व दुर्गावती, कृष्णावती | 25//1/2 26.00 x (16.50+0)/2 = 214.50 वर्गफूट या 
पुत्रियां ईशर दास पुत्र योगराज सिंह हर 23.83 वर्गगज (क) 
2. तीन समभाग 3,/4 भाग सुभाष चन्द [5657 710/1/2 132.83 x 13 = 1726.79 वर्गफुट 
सुधीर we पुत्रान व सुदेश कुमारी पुत्री a 
भीम सैन पुत्र ईशर दास हर तीन समभाग 191.86 वर्गगज (ख) 
1/4 भाग वासीदेह 
3. आयूब हसन पुत्र जरीब हसन पुत्र गुलाम | 25/ /10/2/2 81.50 x 13 = 1059.50 वर्गफुट 
रसूल 1/4 भाग dex हसन, मैंहदी हसन या 
पुत्रान अमीर हसन पुत्र गुलाम रसूल हर 117.72 वर्गगज (ग) 
दो समभाग 1/3 भाग मोहम्मद हारून, 
4. सदाम, अवतारी पुत्रान फारूक पुत्र अमीर | 25५ 21192 219.00 x 13 = 2847.00 वर्गफुट 
हसन हर तीन समभाग 1/8 भाग, आरीफ 
पुत्र मारूफ पुत्र फारूक 1/24 भाग, पक 
इन्तजार हुसैन इफजाल हुसैन पुत्रान तैयब 316.33 वर्गगज (घ) 
5. 25 / /20/2 66.50 x 13 = 864.50 वर्गफूट 


हुसैन पुत्र जरीब हुसैन हर दो समभाग 
1/4 भाग वासीदेह 


137.50 x 13 = 1787.50 वर्गफुट 
Total = 2652 वर्गफुट 
या 
294.66 वर्गगज (ड़) 


अधिग्रहण के तहत अपेक्षित कुल भूमि 


बरसाती पानी की निकासी के लिए जल निकासी लाइन बिछाने हेतू आवश्यक भूमि का कुल क्षेत्रफल 
(क+ ख+ग+ घ + ड़) - 944.40 वर्गगज 


purpose. 


HARYANA GOVERNMENT 


विकास गुप्ता, 
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग | 


URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 


Notification 


The 24th June, 2024 


No. 4/25/2024-2CI.— Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that rights to use the land described in 
the specifications below is needed by the Government, at public expense, for public purpose, namely for laying of 
storm water drainage line for the drainage system Jagadhri and Yamuna Nagar in Chandpur along with Saharanpur- 
Kurukshetra Road. It is hereby notified that the land described in the specifications below is needed for the above 


1976 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 24, 2024 (ASAR. 3, 1946 SAKA) 


This notification is made under the provisions of Sub Section (1) of Section 3 of the Haryana underground 
pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2008 for the information of all to whom it may concern. 

In exercise of powers conferred by the aforesaid Sub-Section (1) of Section 3 of the Haryana underground 
pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2008, the Government of Haryana is pleased to authorize, the 
officers for the time being engaged in the undertaking, with their servants and workmen, to enter upon and survey any 
land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section. 

Any person interested who may have any objection for acquisition to right for laying of pipeline in the said 
land, may within a period of 21 days of the publication of this notification, file an objection under Sub-Section (4) of 
Section (3) of the Haryana underground sewerage line (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2008 In writing 
before the District Revenue Officer-cum-competent authority, Yamuna Nagar. 

The Plans of the land and all other details may be inspected in the office of the Executive Engineer, Municipal 
Corporation, Yamunanagar-Jagadhri cum competent authority, Yamuna Nagar on any working day. 


SPECIFICATIONS 
1. Village: Chandpur 
2. Tehsil: Jagadhri 
3. Distt: Yamuna Nagar 
4. Hadbast No. 419 
5. Total area: 944.40 sq. yard 

Sr. | Name of owner of land Mustil No. /Killa Required Land 

No. No. 

1. | कृष्ण लाल पुत्र व दुर्गावती, कृष्णावती पुत्रियां | 25/ /1/2 26.00 x (16.50 + 0)/2 = 214.50 sft 
ईशर दास पुत्र योगराज सिंह हर तीन or 
समभाग 3/4 भाग सुभाष aq सुधीर a 23.83 sq. yard (A) 

2. | Jar व सुदेश कुमारी पुत्री भीम सैन पुत्र | 25/ /10/1/2 132.83 x 13 = 1726.79 sft 
ईशर दास हर तीन समभाग 1/4 भाग or 
वासीदेह 191.86 sq. yds. (8) 

3. | आयूब हसन पुत्र जरीब हसन YA गुलाम | 25//10/2/2 81.50 X 13 = 1059.50 sft 
रसूल 1/4 भाग ताहर हसन, मैंहदी हसन or 
पुत्रान अमीर हसन पुत्र गुलाम रसूल हर दो 117.72 sq. yds. (C) 

4. | समभाग 1/3 भाग मोहम्मद हारून, सदाम, | 25/ /11/2 219.00 x 13= 2847.00 sft 
अवतारी YAM फारूक पुत्र अमीर हसन हर or 
तीन समभाग 1/8 भाग, आरीफ पुत्र मारूफ 316.33 sq. yds (0) 

5. | पुत्र फारूक 1/24 भाग, इन्तजार हुसैन | 25/ /20/2 66.50 x 13 = 864.50 sft + 
इफजाल हुसैन पुत्रान तैयब हुसैन पुत्र जरीब 137.50 x 13 = 1787.50 sft 
हुसैन हर दो समभाग 1/4 भाग वासीदेह Total = 2652 sft 

or 
294.66 sq. yard (E) 
Total land required under acquisition 
for storm water line (A+B+C+D+E) = 944.40 sq. yard 


VIKAS GUPTA, 
Commissioner & Secretary to Government Haryana, 
Urban Local Bodies Department. 


11153—C.S.—H.G_P., Pkl. 


